निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 474 ) 


31 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 21 जून 2013 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 
( छात्र एवं युवा कल्याण) 


अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के आयोजन के 
लिए सहायता राशि हेतु मार्गदर्शिका 2013 - 14 

अधिसूचना 

12 जून 2013 
सं0 692 — विभागीय अधिसूचना संख्या - 89 , दिनांक 19.07.2010 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार 
के द्वारा अनुदान हेतु दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के 
मई / जून में आमंत्रित किये जायेंगे : 

पात्रता : 
भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त / भारतीय खेल प्राधिकरण की योजना में सम्मिलित खेल विधा के 

राज्य खेल संघ इस सहायता राशि के पात्र होंगे । 
( ii ) सहायता राशि हेतु खेल संघों को निम्नांकित पात्रता रखना आवश्यक होगा । 
( क ) संबंधित खेल संघ सूचना के अधिकार नियमावली 2005 के आलोक में सूचना उपलब्ध कराने हेतु 

अपने - अपने खेल संघ में लोक सूचना पदाधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकार नामित करेंगे तथा इसकी सूचना 
राज्य सूचना आयुक्त , बिहार तथा निदेशक , छात्र एवं युवा कल्याण, बिहार को उपलब्ध करायेंगे । 
संबंधित राज्य संघ की कम से कम 15 जिला ईकाई हो । 
राज्य खेल संघ या फेडरेशन विवादित नहीं हो । फेडरेशन विवादित होने की स्थिति में भारतीय ओलम्पिक संघ 
या भारत सरकार तथा राज्य संघ के विवादित होने की स्थिति में गैर विवादित फेडरेशन के द्वारा दी जाने 
वाली मान्यता मान्य होगी । 
राज्य खेल संघ का अपना बायलॉज हो तथा बायलॉज के अनुकूल निर्धारित समय पर चुनाव हुआ हो । साथ 
ही संघ के राज्य / जिला ईकाई के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों को मान्यता प्राप्त जिला ईकाईयों का 

नाम पोषित हो । 
___ संघ का बैंक एकाउन्ट हो तथा अपना पैन नम्बर हो, साथ ही आयकर रिर्टन भरा जाता हो । पूर्व में यदि 

सहायता राशि सरकार से प्राप्त हुई हो तो उसका उपयोगिता प्रमाण - पत्र ससमय जमा किया गया हो । 
( च) संबंधित संघ द्वारा जारी वार्षिक खेल कार्यक्रम की सूचना ससमय राज्य सरकार को दी जाती हो । 


DED 


DBछ. 

ठिee 


हजार) 


लाख ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 जून 2013 
सहायता राशि हेतु दिये गये आवेदन में संबंधित आयोजन का प्रस्तावित बजट संलग्न हो , जिसमें आमदनी मद् 
में प्रतियोगिता हेतु ओलम्पिक, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण या फेडरेशन से प्राप्त होने वाली 
सहायता राशि का विवरण अंकित हो । 
राज्य खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की संख्या व्यक्तिगत् / दलीय खेलों में न्यूनतम संख्या क्रमशः 
100 / 500 होनी चाहिए । 
सहायता राशि प्राप्त करने वाले संघ को प्रतियोगिता के दौरान सहायता राशि एवं प्रायोजक के रूप में विभाग 
का नाम , विभाग द्वारा निर्धारित साईज का बैनर प्रदर्शित करना होगा । 
आवेदन पत्र प्रमंडलीय उप निदेशक / अधीक्षक , खेल एवं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध करना होगा । 
सहायता राशि हेतु योग्य / मानक प्रतियोगिता : 
राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु सहायता राशि अनुमान्य होगी । किसी प्रकार की 
स्मृति / आमंत्रण प्रतियोगिता तथा गैर सरकारी प्रतियोगिता के लिये सहायता राशि देय नहीं होगी । 
राज्य प्रतियोगिता - संबंधित राज्य संघ द्वारा आयोजित सीनियर / जूनियर / सब जूनियर / मिनी स्तर का 
चैम्पियनशीप / अंतर जिला राज्य प्रतियोगिता के लिए । 
राष्ट्रीय प्रतियोगिता - संबंधित राष्ट्रीय खेल फेडरेशन / भारतीय ओलम्पिक संघ के द्वारा आवंटित अधिकारिक 
अंतर राज्य, सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता । 
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता - भारत सरकार, भारतीय ओलम्पिक संघ एवं संबंधित राष्ट्रीय खेल पारिसंघ द्वारा 

आवंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता । 
3 . 

अनुदान की अधिकतम सीमा 
| क्र0 । प्रतियोगिता का स्तर सीनियर 

जूनियर सब जूनियर / मिनी अभ्युक्ति । 
राज्य प्रतियोगिता | 200 खिलाड़ी तक 200 खिलाड़ी तक 200 खिलाड़ी तक न्यूनतम 15 
( अंतर जिला) 100000 (एक लाख) 75000 ( पचहत्तर 100000 ( एक | जिला की 

हजार ) लाख ) 

प्रतियोगिता 
200 - 500 खिलाड़ी 200 - 500 खिलाड़ी 200 - 500 खिलाड़ी आवश्यक । 
तक 200000 ( दो तक 150000 ( एक | तक 200000 ( दो पर्यवेक्षण 
लाख ) लाख पचास हजार) 

प्रमंडलीय 
उपनिदेशक / 
जिला खेल 

पदाधिकारी 
राष्ट्रीय स्तर की 

1000000 500000 

600000 न्यूनतम 20 
प्रतियोगिता / अंतर ( दस लाख) 

(पाँच लाख) ( छ: लाख ) राज्य की 
राज्य प्रतियोगिता 

प्रतिभागिता 
आवश्यक । 
पर्यवेक्षक विभाग 
द्वारा 

प्रतिनियुक्ति । 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 5000000 

विभाग / समिति द्वारा निर्णयानुसार छ : माह पूर्व 
प्रतियोगिता से 10000000 तक 

आवेदन देना 
( पचास लाख से एक 

होगा । 
करोड़ तक) 

पर्यवेक्षण 

-विभाग । 
अन्यान्य 
प्रतियोगिता प्रारम्भ होने के पूर्व 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा । शेष 25 प्रतिशत की राशि 

प्रतियोगिता के पश्चात् भुगतेय होगी । 
(ii ) प्रतियोगिता समाप्ति के एक माह के अंदर व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण - पत्र ( छायाप्रति अभिश्रव 

सहित ) विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जमा करना अनिवार्य होगा । ऐसा न करने वाले संघ को आगे से 
सहायता राशि हेतु अयोग्य कर दिया जायेगा तथा आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी । 
सहायता राशि संबंधित किसी प्रकार की अन्य नीति / शर्त सरकार के स्तर पर किसी भी समय पूर्व से आवेदित 
मामलों पर भी लागू होगी । 
सहायता राशि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की 
जायेगी । इस संबंध में विभागीय निर्णय अंतिम होगा । 
इस योजना हेतु उपबंधित कुल राशि का 10 प्रतिशत निःशक्त राज्य खेल संघों यथा - पैराओलम्पिक , स्पेशल 
ओलम्पिक तथा मूक बधिर के लिए कर्णांकित होगा । 
प्रतियोगिता सम्पन्न हो जाने की स्थिति में प्रतियोगिता का जिला / राज्य के साथ आयोजन संबंधी छायाप्रति 
एवं प्रेस कतरन जमा करना अनिवार्य होगा । यदि प्रतियोगिता आवेदन समर्पित करने के बाद आयोजित होती 


3 


(iii ) 


(iv) 


३६ 


बिहार गजट ( असाधारण), 21 जून 2013 


(vii ) 


है तो आयोजन पश्चात् प्रतिभागी जिला / राज्य की सूची, आयोजन संबंधी छाया चित्र एवं समाचार पत्र का 
कतरन आदि ससमय विवरणी के साथ संलग्न करना होगा । 
इस संबंध में निर्गत पूर्व की मार्गदर्शिका को इस हद तक निरस्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
डा0 महेश्वर प्रसाद सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 474-571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


